H 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 521 राँची, सोमवार, 


24 जून , 2019 (ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 जून , 2019 


संख्या- 3/पद -01 ( क)-01/ 2014 का.- 5009-- श्री अजय कुमार तिर्की, झा ०प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
740/03 , गृह जिला- रांची) , उप निर्वाचन पदाधिकारी, प० सिंहभूम , चाईबासा की अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11 ) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उप निर्वाचन पदाधिकारी, प ० सिंहभूम , 
चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 3/ पद-01( क )-01/2014 का.- 5010-- श्री राजीव रंजन , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 767/03, 
गृह जिला- हजारीबाग), कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 
संख्या- 3/ पद -01 (क )-01/2014 का.- 5011-- श्री वासुदेव प्रसाद, झा ०प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
853/03 , गृह जिला- दुमका), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पत्थलगढ़ा ( चतरा ) की अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को 
उनके पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले 
आदेश तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पत्थलगढ़ा ( चतरा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


गृह जिला 


संख्या- 3/ पद-01( क ) -01/2014 का.- 5012-- श्री हरिवंश पंडित, झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच , 
गिरिडीह), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मंझगाव , प ० सिंहभूम की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मंझगाव, प ० सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


गृह जिला 


संख्या- 3/पद-01( क) -01/2014 का.- 5013-- श्री विजय कुमार , झा ०प्र ० से ० (प्रथम बैच , 
राँची), अंचल अधिकारी, साहेबगंज सदर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित 
वेतनमान- लेवल -11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अंचल 
अधिकारी , साहेबगंज सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01( क ) -01/2014 का.- 5014-- श्री कुंवर सिंह पाहन, झा ० प्र ० से ० (प्रथम बैच , गृह 
जिला- राँची), अंचल अधिकारी , चितरपुर , रामगढ़ की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
(पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अंचल अधिकारी,चितरपुर, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या- 3/पद-01(क )-01/2014 का.- 5015-- श्री परमेश्वर मुण्डा, झा ०प्र ० से ० (प्रथम बैच , गृह 
जिला- राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित 
वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3पद -01 ( क) -01/2014 का.- 5016-- श्री राजेश कुमार सिंह, झा ०प्र ० से ० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला- गोड्डा ), उप नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उप नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम, धनबाद के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 


3 


संख्या- 3/ पद -01 (क )-01/2014 का.- 5017-- श्री विजयेन्द्र कुमार, झा ० प्र ० से ० (प्रथम बैच, गृह 
जिला- दुमका), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर ( चतरा) की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर ( चतरा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3 / पद -01( क )-01/2014 का.- 5018-- श्री राम नारायण सिंह, झा ० प्र ० से ० (प्रथम बैच , 

गृह 
जिला- बेगुसराय), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , चक्रधरपुर, चाईबासा की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को 
उनके पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए 

अगले 
आदेश तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चक्रधरपुर , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या- 3/ पद-01 (क ) -01/2014 का.- 5019-- श्री सागर कुमार, झा ०प्र ० से० ( प्रथम बैच , गृह जिला 
गुमला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित 
वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01( क ) -01/2014 का.- 5020-- श्री विकास तिर्की, झा ० प्र ० से ० (प्रथम बैच, 

गृह 

जिला 
रांची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित 
वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01 ( क) -01/2014 का.- 5021-- श्री सुदर्शन मुर्मू, झा ०प्र ० से० (प्रथम बैच , गृह 

जिला 
साहेबगंज ), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्द्रपुरा, बोकारो की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्द्रपुरा, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 (क )-01/2014 का.- 5022-- श्री रविन्द्र गगराई, झा ०प्र ० से ० (प्रथम बैच, गृह जिला 
प 0 सिंहभूम), कार्यपालक दण्डाधिकारी , जमशेदपुर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 
संख्या- 3/ पद -01 (क ) -01/2014 का.- 5023-- श्रीमती पूनम कच्छप, झा ०प्र ० से ० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला- रांची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा सदर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3 /पद-01( क )-01/2014 का.- 5024-- श्री रौशन कुमार साह , झा ०प्र ०से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- गोड्डा), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़ सदर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़ सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 3/पद-01( क)-01/2014 का.- 5025-- श्री रोहित सिन्हा, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- कोडरमा), उप निर्वाचन पदाधिकारी, खूटी की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
(पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उप निर्वाचन पदाधिकारी, खूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 (क ) -01/2014 का.- 5026-- श्री संजय कुमार दास , झा ० प्र ० से० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- गोड्डा ), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को 
उनके पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए 

अगले 
आदेश तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3 /पद -01 (क) -01/2014 का.- 5027-- श्री रजनीश कुमार , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- गोड्डा ), सहायक नगर आयुक्त , राँची नगर निगम की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11 ) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें उप नगर आयुक्त, राँची 
नगर निगम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01 ( क) -01/2014 का.- 5028-- श्रीमती श्वेता, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह जिला 
रांची), सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, रांची की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
सहायक निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 ( क) -01/2014 का.- 5029-- श्री राजीव कुमार सिंह , झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- छपरा (बिहार )), सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, रांची की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 


5 


संख्या- 3/ पद-01(क )-01/2014 का.- 5030-- श्री जय बर्द्धन कुमार , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- सुपौल ( बिहार)), अंचल अधिकारी, टुण्डी , धनबाद की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अंचल अधिकारी , टुण्डी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 3/पद-01(क)-01/2014 का.- 5031-- श्री राम कृष्ण कुमार , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- गोड्डा), सहायक निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, राँची की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को 
उनके पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए 

अगले 
आदेश तक उन्हें सहायक निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01( क)-01/2014 का.- 5032-- श्री अमित कुमार , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- गढ़वा), कार्यपालक पदाधिकारी, मधुपुर नगर परिषद की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें कार्यपालक पदाधिकारी, मधुपुर नगर परिषद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 3/पद -01( क) -01/2014 का.- 5033-- श्रीमती कुमारी गीतांजली, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , 
गृह जिला- राँची), अंचल अधिकारी, सरायकेला सदर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अंचल अधिकारी , सरायकेला सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01( क ) -01/2014 का.- 5034-- श्री अरविन्द कुमार, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- कोडरमा), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा, लातेहार की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए 

अगले आदेश 
तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , चंदवा, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01 (क)-01/2014 का.- 5035-- श्री राहुल जी आनन्द जी, झा ०प्र ० से० ( द्वितीय बैच, 
गृह जिला- बांका (बिहार )), कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत, दुमका की अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा 
धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित 
करते हुए 

अगले आदेश तक उन्हें कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत, दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री राहुल जी आनन्द जी को अपने कार्यों के साथ कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा नगर 
परिषद के पद के अतिरिक्त प्रभार में यथावत बने रहेंगे। 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 
संख्या- 3/ पद-01( क)-01/2014 का.- 5036-- श्री मनीष कुमार , झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- धनबाद ), अंचल अधिकारी , मधुपुर , देवघर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अंचल अधिकारी, मधुपुर , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद -01 (क)-01/2014 का.- 5037-- श्री प्रमोद राम, झा ०प्र ० से० ( द्वितीय बैच , गृह जिला 
पलामू), अंचल अधिकारी, बाघमारा, धनबाद की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित 
वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अंचल 
अधिकारी , बाघमारा, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 (क )-01/2014 का.- 5038-- श्री लक्ष्मी नारायण किशोर , झा ० प्र ० से० ( द्वितीय बैच, 
गृह जिला- रांची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद , पलामू की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3 /पद-01( क )-01/2014 का.- 5039-- श्री ज्ञानेन्द्र, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह जिला 
लखीसराय (बिहार )), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानेश्वर , दुमका की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानेश्वर, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01(क ) -01/2014 का.- 5040-- श्री महेन्द्र कुमार , झा ०प्र ० से० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- राँची ), अंचल अधिकारी, भण्डरा , लोहरदगा की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अंचल अधिकारी , भण्डरा, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01 (क )-01/2014 का.- 5041-- श्रीमती उषा मुण्डू, झा ०प्र ० से० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, छूटी सदर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूटी सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 24 जून , 2019 


7 


संख्या- 3/ पद-01 ( क)-01/2014 का.- 5042-- श्री प्रेम कुमार तिवारी, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- राँची), सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, राँची की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को 
उनके पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए 

अगले 
आदेश तक उन्हें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01 (क) -01/2014 का.- 5043-- श्री संतोष सिंह , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह जिला 
उत्तर प्रदेश ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित 
वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01 (क)-01/2014 का.- 5044-- श्री संजीव कुमार लाल , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- छूटी ), आप्त सचिव, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभाग, झारखण्ड की 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत अगले 
आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में आप्त सचिव , माननीय मंत्री 
नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभाग , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01(क )-01/2014 का.- 5045-- श्री शहंशाह अली खान , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- पटना), स्थानिक आयुक्त के सचिव, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में स्थानिक आयुक्त के सचिव , झारखण्ड भवन, 
नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 ( क)-01/2014 का.- 5046-- श्री सुरेन्द्र कुमार, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- हजारीबाग), अंचल अधिकारी, पुटकी, धनबाद की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अंचल अधिकारी, पुटकी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 3/ पद-01 ( क)-01/2014 का.- 5047-- श्रीमती सुमन पाठक , झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- पलामू), प्रशासी पदाधिकारी, एन ० आर० एच० एम०, नामकुम , राँची की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11 ) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में प्रशासी पदाधिकारी , एन ० आर ० एच ० एम ० , 
नामकुम , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

II. श्रीमती पाठक को अपने कार्यों के साथ उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य 
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड , राँची के पद के अतिरिक्त प्रभार यथावत बनी रहेंगी। 


8 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 
संख्या- 3/ पद-01( क )-01/2014 का.- 5048-- श्री विद्या भूषण कुमार , झा ० प्र ० से० ( द्वितीय बैच, 
गृह जिला- अवरल (बिहार )), उप निर्वाचन पदाधिकारी, गुमला की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उप निर्वाचन पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01( क )-01/2014 का.- 5049-- श्री गौतम कुमार भगत , झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, 
गृह जिला- गुमला), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , लोहरदगा सदर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , लोहरदगा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01 (क)-01/2014 का.- 5050-- श्री अजय कुमार साव , झा ०प्र ० से० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- धनबाद ), कार्यपालक पदाधिकारी, बुण्डू नगर पंचायत की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें कार्यपालक पदाधिकारी, बुण्डू नगर पंचायत के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3 /पद-01 ( क)-01/2014 का.- 5051-- श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , 
गृह जिला- हजारीबाग), उप निर्वाचन पदाधिकारी, देवघर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उप निर्वाचन पदाधिकारी , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01(क )-01/2014 का.- 5052 - मो ० मुमताज अंसारी, झा ०प्र ० से० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- गुमला), अंचल अधिकारी, चन्दवा , लातेहार की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अंचल अधिकारी , चन्दवा, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 ( क ) -01/2014 का.- 5053-- श्री महेश्वर महतो, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- रांची), अंचल अधिकारी, मसलिया, दुमका की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अंचल अधिकारी, मसलिया, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 24 जून , 2019 


9 


संख्या- 3/ पद -01 ( क) -01/2014 का.- 5054-- श्री गुलाम समदानी , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- बोकारो), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , कांडी ( गढ़वा) की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांडी ( गढ़वा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ द -01 ( क )-01/2014 का.- 5055-- श्रीमती मनीषा तिर्की, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- गुमला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
(पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3 /पद-01 ( क)-01/2014 का.- 5056-- श्री शैलेन्द्र कुमार रजक, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , 
गृह जिला- पाकुड़ ), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आनन्दपुर, प० सिंहभूम की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को 
उनके पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए 

अगले 
आदेश तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आनन्दपुर , प ० सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01( क ) -01/2014 का.- 5057-- श्री विशालदीप खलखो , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- रांची), उप निर्वाचन पदाधिकारी, लोहरदगा की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उप निर्वाचन पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया 


जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01(क ) -01/2014 का.- 5058-- श्री रंजीत लोहरा , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- रांची), अंचल अधिकारी, टंडवा , चतरा की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित 
वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अंचल 
अधिकारी,टंडवा, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 ( क )-01/2014 का.- 5059-- श्री शंकर एक्का, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- रांची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , पालकोट , गुमला 

की अनुमण्डल 

पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट , गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


10 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 
संख्या- 3 /पद -01( क) -01/2014 का.- 5060-- श्री राकेश कुमार, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- रांची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागांव, हजारीबाग की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागांव, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01( क )-01/2014 का.- 5061-- श्रीमती मोनी कुमारी, झा ० प्र ०से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- धनबाद ), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोमिया, बोकारो की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोमिया , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3 / पद-01 (क )-01/2014 का.- 5062-- श्री रामा रविदास , झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- हजारीबाग), अंचल अधिकारी, रामगढ़, दुमका की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अंचल अधिकारी, रामगढ़, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या- 3/ पद-01 (क )-01/2014 का.- 5063-- श्रीमती प्रीती किस्कू, झा ०प्र ० से० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- रांची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड , लातेहार की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड़, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 ( क )-01/2014 का.- 5064-- श्रीमती पूनम कुजूर , झा ० प्र ० से० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- रांची) , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , गिद्धौर , चतरा की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
(पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिद्धौर , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3 /पद -01( क) -01/2014 का.- 5065-- श्री शेखर कुमार, झा ०प्र ० से० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- रांची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतराय, गोड्डा की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , बसंतराय , गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 


11 


संख्या- 3/ पद -01 ( क ) -01/2014 का.- 5066-- श्री अमित बेसरा, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- सिमडेगा ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 ( क ) -01/2014 का.- 5067-- श्री प्रवीण केरकेट्टा, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- पू0 सिंहभूम), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी ( गुमला) की अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा 
धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित 
करते 

हुए अगले आदेश तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी ( गुमला) के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 3/ पद-01(क )-01/2014 का.- 5068-- श्री शशीन्द्र कुमार बड़ाईक , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, 
गृह जिला- लोहरदगा), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा सदर की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को 
उनके पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए 

अगले 
आदेश तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,सिमडेगा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01 (क ) -01/2014 का.- 5069-- श्री बिजय सिंह बिरूवा, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- पू0 सिंहभूम), अंचल अधिकारी, पटमदा , पूर्वी सिंहभूम की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें अंचल अधिकारी, पटमदा, पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01 (क ) -01/2014 का.- 5070-- श्रीमती मोनिका रानी टुटी, झा ०प्र ० से० ( द्वितीय बैच, 
गृह जिला- रांची ), कार्यपालक दण्डाधिकारी , गुमला की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 ( क ) -01/2014 का.- 5071-- श्रीमती सरोजनी एनी तिर्की, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय 
बैच, गृह जिला- रांची), अंचल अधिकारी , राजमहल , साहेबगंज की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें अंचल अधिकारी , राजमहल, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


12 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 
संख्या- 3/ पद-01 ( क )-01/2014 का.- 5072-- श्री सत्यवीर रजक , झा ० प्र ० से० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- दुमका), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टिपाड़ा (पाकुड़) की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टिपाड़ा ( पाकुड़ ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01 ( क) -01/2014 का.- 5073-- श्री नीत नीखिल सुरीन , झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- गुमला), अंचल अधिकारी , बरवाडीह, लातेहार की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अंचल अधिकारी , बरवाडीह, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01(क ) -01/2014 का.- 5074-- श्रीमती रंजीता टोप्पो , झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- रांची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भंडरा , लोहरदगा की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , भंडरा , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद-01(क )-01/2014 का.- 5075-- श्रीमती लीली एनोला लकड़ा, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय 
बैच, गृह जिला- रांची), सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, हजारीबाग की अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -11) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा 
धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित 
करते हुए 

अगले आदेश तक उन्हें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, हजारीबाग के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 521 -- 50 


